रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTEREDNo . D.L. - 33002/99 


REGISTEREDNO DL -38002199 


Gove on Moi 


दिल्ली । राजपान 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


%3D 3D 


सं . 174 ) 
No. 1741 


दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 17 , 2012 / आश्विन 25 , 1934 
DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 2012/ASVINA 25, 1934 


[ रा. रा . रा. क्षे. दि . सं . 168 

| N .C . T. D . No. 168 


भाग -- IV 


PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


: प्रशासनिक सुधार विभाग 

. अधिसूचना 

दिल्ली, 17 अक्तूबर , 2012 
सं. फा . 17 / 01 / 2012 - प्र.सु ./ 12099 - 12261 / सी . --इस विभाग की दिनांक 3 
अक्तूबर , 2001 की अधिसूचना सं. फा. 17/6/2001/प्र. सु. अद्यतन यथा संशोधित के आंशिक 
आशोधन में तथा दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम , 2001 ( 2001 का दिल्ली अधिनियम 
संख्या 7 ) की धारा 2 के खंड ( क ) एवं खंड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्याल एतद्द्वारा उनके नियंत्रणाधीन विभागों/ स्वायत्त निकायों/स्थानीय 
निकायों/ उपक्रमों के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ यहां संलग्न परिशिष्ट - II में निम्नलिखित 
संशोधन/ सम्मिलन करते हैं , अर्थात् : 

1. दिनांक 3 - 10 - 2001 की अधिसूचना के परिशिष्ट -II में क्रम सं. 38 की प्रविष्टियों के . 
स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित / सम्मिलन किया जाएगा , अर्थात् : 


3970 DG/ 2012 


(1 ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


RA 


क्र . सं . 
| " 38 क 


विभाग का नाम 
पूर्व दिल्ली नगर निगम 


- 


- 


- 


- 


- 


T 


सक्षम प्राधिकारी 
उपायुक्त ( भूमि एवं सम्पदा), भूमि एवं सम्पदा 
विभाग के मामलों के संबंध में | 
उपायुक्त (फैक्ट्री लाइसेंसिंग ) फैक्ट्री लाइसेंसिंग 
विभाग के मामलों के संबंध में । 
उपायुक्त ( केन्द्रीय लाइसेंसिंग ) केन्द्रीय लाईसेंसिंग 
एवं प्रवर्तन सैल के मामलों के संबंध में । 
उपायुक्त ( आर. पी. सैल) लाभकर परियोजना सैल | 
के मामलों के संबंध में । 
उपायुक्त (विज्ञापन ) विज्ञापन विभाग के मामलों के 
संबंध में । 
प्रमुख अभियंता, इंजीनियरिंग विभाग के मामलों का , 
संबंध में । 
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी , जन स्वास्थ्य के 
मामलों के संबंध में । .. 
निदेशक ( प्राथमिक शिक्षा ), शिक्षा विभाग के 
मामलों के संबंध में । 
मुख्य अभियंता (डीईएमएस ) सफाई विभाग के 
मामलों के संबंध में । 
निर्धारक एवं समाहर्ता, निर्धारण एवं संग्रहण 
विभाग के मामलों के संबंध में । 
मुख्य विधि अधिकारी / पद का प्रभार धारक 
| अधिकारी, विधि विभाग के मामलों के संबंध में । 
निदेशक ( बागवानी), बागवानी विभाग के मामलों के 

संबंध में । 
| मुख्य लेखा एवं वित्त सलाहकार / पद का प्रभार 
धारक अधिकारी , वित्त विभाग के मामलों के संबंध 


- 


u 


में 


। 


14 


मुख्य नगर नियोजक / पद का प्रभार धारक 
अधिकारी , नगर नियोजन विभाग के मामलों के 
संबंध में । 
मुख्य अभियंता (मुख्यालय ) / पद का प्रभार धारक 
अधिकारी, वास्तुकला विभाग के माम 

स्तुकला विभाग के मामलों के संबंध 


45 


:. 1 17 .. 


उपायुक्त , ( शाहदरा दक्षिण जोन ), शाहदरा दक्षिण 
जोन मामलों के संबंध में । 
उपायुक्त, ( शाहदरा उत्तर जोन ), शाहदरा उत्तर 
जोन मामलों के संबंध में | 
निदेशक ( सी.एस. डी.), समुदाय सेवा विभाग के 
मामलों के संबंध में । । 
मुख्य श्रम कल्याण अधिकारी, श्रम विभाग के 
मामलों के संबंध में । 
निदेशक ( पी . एण्ड. आई) / पद का प्रभार धारक 
अधिकारी, प्रैस एवं सूचना विभाग के मामलों के 
संबंध में । 
नगर निगम सचिव , नगर निगम सचिव कार्यालय 
| मामलों के संबंध में । 


- - 


- 


PARTI 


DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 

आयुक्त के विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन), आयुक्त 
कार्यालय के मामलों के संबंध में । 
उपायुक्त (मुख्यालय ), मुख्यालय से संबंधित 
मामलों के संबंध में तथा शेष में शामिल न किये 
गये अन्य विषय । । 
सतर्कता निदेशक , सतर्कता विभाग के मामलों के 
संबंध में | 
| उपायुक्त (भाषा), भाषा विभाग के मामलों के संबंध 


- 


- 


में 


। 


उपायुक्त ( सी. ई. डी), स्थापना विभाग के मामलों के 
संबंध में । 
निदेशक (पशुपालन सेवा), पशुपालन सेवा मामलों 
के संबंध में । 
निदेशक , अस्पताल प्रशासन , अस्पताल । 
| डिस्पैंसरी प्रशासन मामलों के संबंध में 
निदेशक ( आयुष ), आयुष विभाग के मामलों के 
| संबंध में । 


- 


- 


- 


क्र . सं . विभाग का नाम 
" 38 ख | उत्तर दिल्ली नगर निगम 


wai 


- 


- 


- 


सक्षम प्राधिकारी 
उपायुक्त ( भूमि एवं सम्पदा) / विभागाध्यक्ष पद का 
प्रभार धारक अधिकारी , भूमि एवं सम्पदा विभाग के 
मामलों के संबंध में । 
उपायुक्त (फैक्ट्री लाइसेंसिंग) / विभागाध्यक्ष पद 
का प्रभार धारक अधिकारी, फैक्ट्री लाइसेंसिंग 
विभाग के मामलों के संबंध में । 
उपायुक्त (केन्द्रीय लाइसेंसिंग ) / विभागाध्यक्ष पद 
का प्रभार धारक अधिकारी, केन्द्रीय लाईसेंसिंग एवं 
प्रवर्तन सैल के मामलों के संबंध में । 
उपायुक्त ( आर.पी . सैल ) / विभागाध्यक्ष पद का 
प्रभार धारक अधिकारी , लाभकर परियोजना सैल के 
मामलों के संबंध में | 
उपायुक्त (विज्ञापन) / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार 
धारक अधिकारी, विज्ञापन विभाग के मामलों के 
संबंध में । 
प्रमुख अभियंता, इंजीनियरिंग विभाग के मामलों के 
संबंध में । 
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी, जन स्वास्थ्य के 
मामलों के संबंध में । 
निदेशक ( प्राथमिक शिक्षा ) / विभागाध्यक्ष पद 
का प्रभार धारक अधिकारी, शिक्षा विभाग के 
मामलों के संबंध में । 
मुख्य अभियंता ( डीईएमएस ) / विभागाध्यक्ष पद का 
प्रभार धारक अधिकारी , सफाई विभाग के मामलों 
के संबंध में । 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


{PART IV 


- 


- 


संयुक्त निर्धारक एवं समाहर्ता / विभागाध्यक्ष पद 
का प्रभार धारक अधिकारी, निर्धारण एवं संग्रहण 
विभाग के मामलों के संबंध में । 
मुख्य विधि अधिकारी / पद का प्रभार धारक 
अधिकारी विधि विभाग के मामलों के संबंध में । 
निदेशक (बागवानी) / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार 
धारक अधिकारी बागवानी विभाग के मामलों के 
संबंध में | 
मुख्य लेखा एवं वित्त सलाहकार, वित्त विभाग के 
मामलों के संबंध में । 
मुख्य नगर नियोजक / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार । 
धारक अधिकारी, नगर नियोजन विभाग के मामलों 
के संबंध में । 
मुख्य वास्तुविद विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक 
अधिकारी, वास्तुकला विभाग के मामलों के संबंध 
में । 
उपायुक्त, (सिटी जोन), सिटी जोन मामलों के 
संबंध में । 
उपायुक्त , ( रोहिणी जोन), रोहिणी जोन मामलों के 
संबंध में । 
उपायुक्त , (सिविल लाईन जोन ), सिविल लाईन 
जोन मामलों के संबंध में । 
उपायुक्त , (करोल बाग जोन), करोल बाग जोन | 
मामलों के संबंध में । 
उपायुक्त, ( नरेला जोन ), नरेला जोन मामलों के 
संबंध में । 
उपायुक्त, (एस. पी जोन), एस. पी. जोन मामलों के 
संबंध में । 
निदेशक ( सी. एस. डी.) / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार 
धारक अधिकारी, समुदाय सेवा विभाग के मामलों 
के संबंध में । 
मुख्य श्रम कल्याण अधिकारी / विभागाध्यक्ष पद | 
का प्रभार धारक अधिकारी, श्रम विभाग के मामलों 
के संबंध में । 
निदेशक ( पी .एण्ड. आई) / विभागाध्यक्ष पद का 
प्रभार धारक अधिकारी, प्रैस एवं सूचना विभाग के 
मामलों के संबंध में । 
निगम सचिव , निगम सचिव कार्यालय मामलों के 
संबंध में । 
आयुक्त के सचिव, आयुक्त कार्यालय के मामलों 
के संबंध में । 
अतिरिक्त उपायुक्त (मुख्यालय), मुख्यालय से । 
संबंधित मामलों के संबंध में शामिल न किये गये 
अन्य विषय । 
सतर्कता निदेशक, सतर्कता विभाग के मामलों के 
संबंध में । 


PARTIVI 


OM 


- 


- 


. 


DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 

अतिरिक्त आयुक्त ( भाषा ) / विभागाध्यक्ष भाषा 
पद का प्रभार धारक अधिकारी, भाषा विभाग के 
मामलों के संबंध में । 
निदेशक ( कार्मिक ) स्थापना विभाग के मामलों के 
संबंध में । 
निदेशक ( पशुपालन सेवा), पशुपालन विभाग के | 
मामलों के संबंध में । 
निदेशक अस्पताल प्रशासन , स्वास्थ्य विभाग के 
मामलों के संबंध में | . 
निदेशक ( आयुष), आयुष विभाग के मामलों के 
संबंध में । 
निदेशक ( जॉच), जांच विभाग के मामलों के संबंध 


में 


। 


क्र . सं . विभाग का नाम 
| " 38 ग | दक्षिण दिल्ली नगर निगम 


. 


. 


सक्षम प्राधिकारी 
उपायुक्त / विशेष कार्याधिकारी / ए. डी . सी . ( भूमि 
एवं सम्पदा) या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत 
अधिकारी, भूमि एवं सम्पदा विभाग के मामलों के 
संबंध में । 
उपायुक्त / विशेष कार्याधिकारी / ए. डी. सी .) फैक्ट्री 
लाइसेंसिंग ) या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत 
अधिकारी, फैक्ट्री लाइसेंसिंग विभाग के मामलों के 
संबंध में | 
उपायुक्त / विशेष कार्याधिकारी / ए. डी . सी.) 
( केन्द्रीय लाइसेंसिंग) या विभागाध्यक्ष के रूप में 
कार्यरत अधिकारी, केन्द्रीय लाईसेंसिंग एवं प्रवर्तन 
सैल के मामलों के संबंध में । 
उपायुक्त / विशेष कार्याधिकारी / ए. डी . सी .) ( आर. 
पी. सैल ) / या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत 
अधिकारी, लाभकर परियोजना सैल के मामलों के 
संबंध में । 
उपायुक्त /विशेष कार्याधिकारी / ए. डी. सी . 
)(विज्ञापन ) या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत 
अधिकारी, विज्ञापन विभाग के मामलों के संबंध 
में । 
प्रमुख अभियंता / या विभागाध्यक्ष के रूप में | 
कार्यरत अधिकारी , इंजीनियरिंग विभाग के मामलों 
के संबंध में । 
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी , ( ज. स्वा.) या 
विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अधिकारी, जन 
स्वास्थ्य के मामलों के संबंध में | 
निदेशक ( प्राथमिक शिक्षा ) या विभागाध्यक्ष, शिक्षा 
विभाग के मामलों के संबंध में | 
निर्धारक एवं समाहर्ता या विभागाध्यक्ष के रूप में 
कार्यरत अधिकारी, निर्धारण एवं संग्रहण विभाग के 
मामलों के संबंध में | 


ma 


- 


387025112 - 2 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- -- - - - 


- - - 


.. 


+ 


wwan 


aon 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[ PART IV 
विधि अधिकारी या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत 
अधिकारी , विधि विभाग के मामलों के संबंध में । 
निदेशक (बागवानी) या विभागाध्यक्ष के रूप में | 
कार्यरत अधिकारी , बागवानी विभाग के मामलों के | 
संबंध में । 
मुख्य लेखा एवं वित्त या विभागाध्यक्ष के रूप में 
कार्यरत अधिकारी , वित्त , योजना व प्रबंधन विभाग 
के मामलों के संबंध में । 
मुख्य नगर नियोजक / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार 
धारक अधिकारी, नगर नियोजन विभाग के मामलों 
के संबंध में । 
| मुख्य वास्तशास्त्री या विभागाध्यक्ष पद का प्रभार 
धारक अधिकारी , वास्तुकला विभाग के मामलों के 
संबंध में । 
| उपायुक्त , ( दक्षिण जोन), दक्षिण जोन मामलों के | 
संबंध में । 
उपायुक्त , (केन्द्रीय जोन ), केन्द्रीय जोन मामलों के 
संबंध में । 
उपायुक्त , ( नजफगढ़ जोन), नजफगढ़ जोन 
मामलों के संबंध में । 
उपायुक्त , ( पश्चिम जोन), पश्चिम जोन मामलों 
के संबंध में । 
निदेशक ( सी . एस. डी .) / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार 
धारक अधिकारी, समुदाय सेवा विभाग के मामलों 
के संबंध में । 
मुख्य श्रम कल्याण अधिकारी / विभागाध्यक्ष पद 
का प्रभार धारक अधिकारी, श्रम विभाग के मामलों 
के संबंध में । 
निदेशक ( पी. एण्ड. आई) / विभागाध्यक्ष पद का 
प्रभार धारक अधिकारी , प्रैस एवं सूचना विभाग के 
मामलों के संबंध में | ... 
नगर निगम सचिव, नगर निगम सचिव कार्यालय | 
मामलों के संबंध में । 
आयुक्त के सचिव, या विभागाध्यक्ष पद का प्रभार 
धारक अधिकारी, आयुक्त कार्यालय मामलों के 
संबंध में । 
अतिरिक्त उपायुक्त (मुख्यालय), मुख्यालय से 
संबंधित मामलों के संबंध में तथा शेष में शामिल 
न किये गये अन्य विषय । 
सतर्कता निदेशक / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार 
धारक अधिकारी, सतर्कता विभाग के मामलों के 
संबंध में । 
उपायुक्त / विशेष कार्याधिकारी / ए. डी. सी .) (भाषा ) 
या विभागाध्यक्ष के रूप में अधिकारी, भाषा 
विभाग के मामलों के संबंध में । 


PHAND 


- 


t 


- 


- 


- + 


- 


_ PART IV] 


VIA 


. - - - . . - .. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

निदेशक (पशुपालन सेवा) / विभागाध्यक्ष पद का 
प्रभार धारक अधिकारी, पशुपालन सेवा मामलों के 
संबंध में । 
निदेशक (परसोनल ) / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार 
धारक अधिकारी , स्थापना मामलों के संबंध में 
निदेशक , अस्पताल प्रशासन / विभागाध्यक्ष पद का 
प्रभार धारक अधिकारी , अस्पताल / डिस्पैंसरी 
प्रशासन मामलों के संबंध में 
निदेशक ( पूछताछ ) / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार 
धारक अधिकारी , पूछताछ मामलों के संबंध में | 
उप - लेखपाल (निगम ), विभागाध्यक्ष पद का प्रभार 
धारक अधिकारी, निगम ऑडिट मामलों के संबंध 


Par 


में 


| 


- 


anAm 


r 


33 


मेयर के सचिव, / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार 
धारक अधिकारी, मेयर कार्यालय मामलों के संबंध 
में | . 
उपायुक्त / विशेष कार्याधिकारी / ए. डी. सी.) ( हैक्नी 
कैरिज ) या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत 
अधिकारी हैक्नी कैरिज के मामलों के संबंध में | 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

__ के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

डॉ. एम. एम. कुट्टी, प्रधान सचिव ( प्रशासनिक सुधार ) 
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

i Delhi, the 17th October, 2012 
No. F. 17/ 01/2012/ AR/12099- 12261/ C .----In partial modification of this Department s 
Notification No . F . 17 /6 /2001/ AR , dated 3rd October , 2001 as amended up - to -date, 
and in exercise of the powers conferred by clause (a ) and clause (c ) of section 2 
of the Delhi Right to Information Act 2001 (Delhi Act No . 7 of 2001), the Lt . 
Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes 
the following amendments/additions in Annexure - Il appended thereto for the 
purpose of the said Act , in respect of the Departments /Autonomous Bodies / Local 
Bodies /Undertakings under its control, namely : 
1. In Annexure -Il to the said notification dated 03 / 10 /2001, for the entries of Serial 
No. 38 , the following shall be substituted /added , namely : 
S .No Name of the Department Competent Authority 


. 


| " 38 | East Delhi 

Corporation 


Municipal Deputy Commissioner (Land & Estate ) in respect of | 

Matters relating to Land & Estate Department. 


- 


- 


- 


- 


- 


| Deputy Commissioner ( Factory Licensing ) in respect | 
ofmatters relating to Factory Licensing Department 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


( PART IV 


Deputy Commissioner (CL & EC ) in respect of matters 
relating to Central Licensing & Enforcement Cell 
Deputy Commissioner (R P Cell) in respect of matters 
relating to Remunerative Project Cell 
Dy. Commissioner (Advertisement) in respect of 
matters relating to Advertisement Department 
Engineer-in -Chief in respect of matters relating to 
Engineering Department 
Municipal Health Officer in respect of matters relating 
to Public Health . 
Director (Primary Education ) in respect of matters 
relating to Education Department 
Chief Engineer (DEMS) in respect of matters relating 
to Sanitation Department 
Assessor & Collector in respect of matters relating to 
Assessment & Collection Department 
Chief Law Officer/Officer holding charge of Post in 
respect ofmatters relating to Law Department 
Director (Horticulture ) in respect of matters relating 
Horticulture Department 
Chief Accountant- cum - Financial Advisor/Officer 
holding charge of post in respect of matters relating 
to Finance Department 
Chief Town Planner/Officer holding charge of 
post in respect of matters relating to Town 
Planning Department 
Chief Engineer (HQ )/Officer holding charge of 
post in respect of matters relating to Architect 
Department 
Deputy Commissioner , Shahdara ( South ) Zone in 
respect of matters relating to Shahdara South 
Zone 
Deputy Commissioner, Shahdara (North ) Zone in 
respect of matters relating to Shahdara (North ) 
Zone 
Director (CSD ) in respect of matters relating to 

Community Services Department 
Chief Labour Welfare Officer in respect of matters 
relating to Labour Department. 


Director (P & I)/ Officer holding charge of post in 
respect of matters relating to Press & Information 
Department. 


Municipal Secretary in respect of matters relating 
to Municipal Secretary Office . 
OSD ( Admn . ) to Commissioner in respect of i 
matters relating to Commissioner Office . 
Deputy Commissioner (HQ ) in respect of matters 
relating to HQ and issues other than those not 
covered by rest. 


PARTI 


. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


MAA 


. . . 


. 


. 


. 


Perry 


mm 


Director of Vigilance in respect of matters relating 
to vigilance Department. 
Dy. Commissioner (Language ) in respect of 
matters relating to Language Department. 
Dy. Commissioner (CED ) in respect of matters 
relating to EstablishmentDepartment. 
Director (Veterinary Services ) in respect of matters 
relating to Veterinary Services 
Director Hospital Administration in respect of 
matters relating to Hospital/Dispensaries 
Administration 
Director (Ayush ) in respect of matters relating to 

Ayush Department 
the Competent Authority 


N 


S .No. Name of 

Department 

North 
38 B Municipal 

Corporation . 


Delhi Deputy Commissioner (Land & Estate ) Officer 

holding charge of HOD in respect of Matters 
relating to Land & Estate Department. 
Deputy Commissioner (Factory Licensing )/ Officer 
holding the charge of HOD in respect of matters 
relating to Factory Licensing Department 
Deputy Commissioner ( CL & EC ) Officer holding 
charge of HOD in respect of matters relating to 
Central Licensing & Enforcement Cell . 
Deputy Commissioner (RP Cell)/ Officer holding 
the charge ofHOD in respect of matters relating to 
Remunerative Project Cell 
Dy . Commissioner (Advertisement)/ Officer 
holding charge of HOD in respect of matters 
relating to Advertisement Department 
Engineer-in - Chief in respect of matters relating to 
Engineering Department 
Municipal Health Officer in respect of matters 
relating to Public Health . 
Director (Primary Education )/ Officer holding the 
charge of HOD in respect of matters relating to 
Education Department. 
Director-in -Chief (DEMSy/Officer holding charge of 
HOD in respect of matters relating to Sanitation 
Department 
Assessor & Collector/ Officer holding charge of 
HOD in respect of matters relating to Assessment 
& Collection Department. 
Chief Law Officer/Officer holding charge of HOD in 
respect of matters relating to Law Department 
Director (Horticulture )/ Officer holding charge of 
HOD in respect of matters relating to Horticulture 
Department : : __ 


LLL 


AM 


IMA 


397089/12 - 3 


PV 


MAN 


DANW 


ARNA 


NAV 


M 


M 


w 


ALL 


M 


DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 

(PART V 
Chief Accountant-cum -Financial Advisor in respect 
ofmatters relating to Finance Department 
Chief Town Planner/Officer holding charge of 
HOD in respect of matters relating to Town 
Planning Department 
Chief Architect/ Officer holding charge of HOD in 
respect of matters relating to Architect 
Department. 
Deputy Commissioner, City Zone in respect of 
matters relating to City Zone 
Deputy Commissioner, Rohini Zone in respect of 
matters relating to Rohini Zone . 
Deputy Commissioner, Civil Line Zone in respect 
of matters relating to Civil Line Zone . 
Deputy Commissioner, Karol Bagh Zone in 
respect ofmatters relating to Karol Bagh Zone. 
Deputy Commissioner, Narela Zone in respect of 
matters relating to Narela Zone. 
Deputy Commissioner , SP Zone in respect of 
matters relating to SP Zone. 
Director (CSD )/Officer holding charge of HOD in 
respect of matters relating to Community Services 
Department 
Chief Labour Welfare Officer/Officer holding 
charge of HOD in respect of matters relating to 
Labour Welfare Department 
Director (P & I)/ Officer holding charge of HOD in 
respect of matters relating to P & I. 
Municipal Secretary in respect ofmatters relating 
to Municipal Secretary Office 
Secretary to Commissioner in respect of matters 
relating to Commissioner Office. 
Addl. Deputy Commissioner . (HQ ) in respect of 
matters relating to HQ and issues other than those 
not covered by rest of the Competent Authorities 
of MCD 
Director of Vigilance in respect of matters relating 
to Vigilance Department. 
Addl. Deputy Commissioner (Language )/Person 

holding charge of HOD Language in respect of 
- matters relating to Language Department 

Director (Pers .) in respect of matters relating to 
Establishment Department, 
Director (Veterinary Services) in respect of 
matters relating to Veterinary Services 
Director Hospital Administration in respect of 
matters relating to Health Department 
Director (Ayush ) in respect of matters relating to 
Ayush Department 


M 


- 


LA 


VERWA 


WHO 


um 


21 


- 


- 


- 


-- 


PART IV 


MAN 


RE 


ALLE 


RUNUN 


STOM 


34 


DELHI GAZETTE , EXTRAORDINARY 

Director (Enquiry ) in respect of matters relating to 
Enquiry Department. 
Competent Authority 


MAN 


the 


S .No. Name of 

Department 
38 C South 

Municipal 
Corporation 


MM 


. 


. 


3 


Delhi Deputy Commissioner/OSDIADC (Land & Estate ) 

or the officer functioning as HOD in respect of 
matters relating to Land & Estate Department 
Deputy Commissioner /OSD /ADC (Factory 
Licensing ) or the officer functioning as HOD in 
respect of matters relating to Factory Licensing 
Department 
Deputy Commissioner/OSD /ADCI (CL & EC ) or the 
officer functioning as HOD in respect ofmatters 
relating to Central Licensing & Enforcement Cell 
Deputy Commissioner /OSDIADCI (R P Cell) or 
the officer functioning as HOD in respect of 
matters relating to Remunerative Project Cell 
Dy. Commissioner /OSDIADC (Advertisement) or 
the officer functioning as HOD in respect of 
matters relating to Advertisement Department 
Engineering in Chief or the officer functioning as 
HOD in respect of matters relating to EMS & 
Engineering Department 
MHO (PH ) or the officer functioning as HOD in 
respect ofmatters relating to Public Health 
Director ( Primary Education ) or the officer 
functioning as HOD in respect of matters relating 
to Education Department. 
Assessor & Collector or the officer functioning as 
HOD in respect of matters relating to Assessment 
& Collection Department. 
Law Officer or the officer functioning as HOD in 
respect of matters relating to Law Department 


UV 


UNELMA 


ALM 


Director (Horticulture ) or the officer functioning as 
HOD in respect of matters relating to Horticulture 
Department 
Chief Accountant-cum - Financial Advisor or the 
officer functioning as HOD in respect of matters 
relating to Finance and P & M Department 
Chief Town Planner or the Officer functioning as 
HOD in respect of matters relating to Town 
Planning Department. 
Chief Architect or the officer functioning as HOD 
in respect of matters relating to Architect 
Department 
Deputy Commissioner (South Zone ) in respect of 
matters relating to South Zone 
Deputy Commissioner (Central Zone) in respect of 
matters relating to Central Zone 


- 


WA 


. 


12 


. 


AN 


VANA 


CALM 


NU 


M 


MA 


he 


DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 

[PART IV 
Deputy Commissioner ( Nazafgarh Zone ) in 
respect ofmatters relating to Nazafgarh Zone 
Deputy Commissioner ( 

West Zone) in respect of 
matters relating to West Zone 
Director (CSD ) or the officer functioning as HOD 
in respect of matters relating to Community 
Services Department 
Chief Labour Welfare Officer or the officer 
| functioning as HOD in respect of matters relating 
to LabourWelfare Department. 
Director (P & I) or the officer functioning as HOD in 
respect ofmatters relating to P & I. 
Municipal Secretary or the officer functioning as 
HOD in respect of matters relating to Municipal 
Secretary Office . 
Secretary to Commissioner or the officer 
functioning as HOD in respect ofmatters relating 
to Commissioner Office . 
Addl. Deputy Commissioner (HQ ) or the officer 
functioning as HOD in respect ofmatters relating 
to CCR , C & C , Care Taker, Commissioner Office , 
Enforcement and other miscellaneous Deptt in 
HQ . 
Director (Vigilance ) or the officer functioning as 
DOV in respect of matters relating to Vigilance 
Department. 
Deputy Commissioner/OSD /ADC (Language ) or 
the officer functioning as HOD in respect of 
matters relating to Language Department. 
Director (Veterinary Services ) or the officer 
functioning as HOD in respect of matters relating 
to Veterinary Services 
Director (Personnel) or the officer functioning as 
HOD in respect of matters relating to 
Establishment Department 
| Director Hospital Administration or the officer 
functioning as HOD in respect ofmatters relating 
to Health Department. 
Director (Enquiry ) or the officer functioning as 
HOD in respect of matters relating to Enquiry 
+ Department 

Deputy Municipal Auditor or the officer functioning 
as HOD in respect of matters relating to Municipal 
Audit. 
Secretary to Mayor or the officer functioning as . 
HOD in respect of matters relating to Mayor Office 
Deputy Commissioner/OSD /ADC (Hackney 
Carriage ) or the officer functioning as KOD in 
respect ofmatters relating to Hackney Carriage." 

By Order and in the Nameof the Lt.Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
Dr. M . M . KUTTY, Principal Secy (AR ) 


NA 


- 


1 


PLACA 


MMM 


PARTII 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

दिल्ली, 17 अक्तूबर , 2012 . 
सं . एफ . 15( 172) / डी . ई. / अधि ./ 2010 / 4926 - 40 . --दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमावली , 1973 
के नियम 43 के साथ पठित दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम 1973 (1973 का 18वा) की 
धारा 3 की उपधारा (1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निःशुल्क एवं 
अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम , 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल दिल्ली स्कूल शिक्षा ( आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के 
विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें ) आदेश , 2011, · जो कि अधिसूचना संख्या एफ . 
15 (172 ) / डी. ई. / अधि . / 2010 / 69 दिनांक 7.1. 2011 द्वारा प्रकाशित हैं , में निम्नलिखित 
संशोधन करते हैं , अर्थात : 
1. संक्षिप्त शीर्षक : (1) इस आदेश को दिल्ली स्कूल शिक्षा ( आर्थिक रूप से कमज़ोर 

तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें ) । 

संशोधित आदेश , 2012 कहा जायेगा । 

( 2) यह तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी । 
2. खण्ड 2 और 6 में संशोधन - 

दिल्ली स्कूल शिक्षा ( आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के 
लिए निःशुल्क सीटें ) आदेश, 2011 के : 
(1 ) खण्ड 2 के उपखण्ड ( घ) में वाक्य, लाभहीन वर्ग से सम्बन्धित बच्चों से अर्थ 

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग ( जो क्रीमी लेयर 
में नहीं आ रहे ) विशेष आवश्कताओं और निःशक्तता ग्रस्त बच्चों से है , 
जैसा निःशक्त व्यक्ति ( समान अवसर, संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम 
1996 में परिभाषित है, के बाद निम्नलिखित सम्मलित किया जाए । 
" अनाथ जैसा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियमावली 
2007 में परिभाषित है " । 
खण्ड 6 में उपखण्ड ( ख) के उपरांत निम्नलिखित उपखण्ड ( ख ख ) 
सम्मलित किया जाए, अर्थात : 
" ( ख ख) अनाथ बच्चे के प्रवेशार्थ हेतु महिला तथा बाल विकास विभाग , 
दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा । " 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
गामली पादू, विशेष सचिव ( शिक्षा ) 


387088/12 - 4 


DELHÍ GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


EDUCATION DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 17th October, 2012 
No. F. 15 (172 )/DE/Act/2010/4926 - 40 . In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 3 of 
the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973 ) read with rule 43 of the Delhi School Education 
Rules, 1973 and under the provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 
2009, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the Delhi 
School Education (Free Seats for students belonging to Economically Weaker Sections and 
Disadvantage Group ) Order , 2011 published vide Notification No . 15 ( 172 )/DE/ Act/2010 /69 dated 
07.01.2011 as following, namely : 
1. Short title and commencement - (1) This order may be called the Delhi School Education (Free 

Seats for students belonging to Economically Weaker 
Sections and Disadvantage Group) Amendment Order , 
2012 . 


(2 ) It shall come into force with immediate effect. 


5 . Amendment in Clauses 2 and 6 - 


In the Delhi School Education (Free Seats for students 


belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantage Group ) Order , 2011 , - 


(i) In clause 2 , in sub- clause (d) after the words “ Child belonging to disadvantaged group" 

means a child belonging to the Scheduled castes , the Schedule tribes, the other backward 
classes not falling in the creamy layer, child with special needs and suffering from 
disability as defined in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection and 
Full Participation ) Act , 1996 ” , the following shall be added , namely : 
“ Orphan as defined in The Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Rules , 

2007" . 
( ii ) In clause 6 , after sub -clause (b ) the following sub - clause (bb ) shall be added , namely : 

" (bb ) For the admission of child belonging to Orphan - a certificate issued by the 
Women and Child Development Department of GNCT of Delhishall be considered ” . 


By Order and in the Name of the Lt.Governor 

of the NationalCapital Territory ofDelhi, 

GAMLI PADU , Spl. Secy. (Education ) 


PNPATRI 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


15 


PARTIVI . 

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

___ अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 17 अक्तूबर , 2012 
सं . फा . 6 / 33 / 89 -न्याय / खंड - 1 / 814 - 824.-----दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथाविस्तारित पंजाब न्यायालय 
अधिनियम, 1918(1918 का पजांब अधिनियम 6) की धारा 19 एवं 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस संबंध में उन्हें सशक्त 
बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ और पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को विभाजित करके निम्नलिखित ग्यारह सिविल जिलों का सृजन 
करते है अर्थात: 


कम संख्या 


- 


N 


++omPoon- 


सिविल जिले का नाम 
नई दिल्ली 
उत्तर 
उत्तर - पश्चिम 
पश्चिम 
दक्षिण - पश्चिम 
दक्षिण 
दक्षिण- पूर्व 
मध्य 
उत्तर-- पूर्व 
शाहदरा 


पूर्व 


उक्त सिविल जिलों की क्षेत्रीय सीमाएं राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिनांक 
11 - 09 - 2012 की अधिसूचना संख्या पी०एस० / डिव कॉम / विविध / 2011 / 1948 के साथ संलान परिष्टि - 1 के अनुसार 
अधिसूचित ग्यारह सत्र प्रभाग (जिलों) के साथ सह -विस्तारी होगी । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उक्त 
ग्यारह सिविल जिलों में प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की स्थापना भी करते है । 


*."AN 


"" 


यह अधिसूचना अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी । 


DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS 

I NOTIFICATIONS 

Delhi,the 17th October, 2012 
No. E. 6/ 33/ 89 - Judl / Vol. I/ 814- 824.---- In exercise of the powers conferred by Section19 & 
20 of the Punjab Courts Act , 1918 ( Punjab Act 6 of 1918 ) as extended to the 
National Capital Territory of Delhi and all other powers enabling him in this 
regard and in supersession of the earlier Notifications , the Lieutenant Governor of 
the National Capital Territory of Delhi, hereby divides the National Capital 
Territory of Delhi and creates the following Eleven Civil Districts, namely : - 


S. No . 


avauAWNH 


Name of the Civil Districts 
New Delhi 
North 
North West 
West 
South West 
South 
South East 
Central 


708712 - 5 


. 


. 


। 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


North East 
Shahdara 
East 


The territorial limits of the above civil districts shall be co -terminus with 
the Eleven Sessions Division ( Districts ) notified as per Annexure - I to the 
notification No . PS /DIV .COM /Misc./ 2011 / 1948 dated 11. 09. 2012 issued by 
Revenue Department, Govt. of NCT of Delhi. The Lieutenant Governor of the 
National Capital Territory of Delhi is further pleased to establish a Court of 
District Judge in each of the said Eleven Civil Districts. 


This Notification shall come into effect from the date of its publication . 


सं . फा . 6 / 33 / 89 - न्याय / खंड - I/ Suptlaw / 803 - 813. -- दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन ) 
अधिनियम, 2011 द्वारा यथासंशोधित दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 7, 
8 एवं 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस संबंध में उन्हें सशक्त बनाने वाली सभी अन्य शक्तियाँ तथा 
राजस्व विभाग , दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिनांक 11 - 09 - 2012 की अधिसूचना संख्या पी0एस0 / डिव 
कॉम / विविध / 2011 / 1948 के क्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा धोषणा 
करते है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 11 महानगर क्षेत्रों में विभाजित करते है जिनकी सीमाएँ 
दिनांक 11 - 09 - 2012 की अधिसूचना के साथ संल्गन परिष्टि - 1 के अनुसार 11 सत्र प्रभाग (जिलो) के साथ 
सह - विस्तारी होती है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल प्रत्येक सत्र प्रभाग के लिए एक सत्र 
न्यायालय की स्थापना भी करते है । 


यह अधिसूचना अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
तरुन सहरावत , अतिरिक्त सचिव 


--- 


--- 


- 


. 


PARTIV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


No. F. 6/33 /89 -Judi /Vol. I/Suptlaw /803-813. - In exercise of the powers conferred by Section 7 , 8 and 9 
of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No .2 of 1974 ) as amended by the Code .of 
Criminal Procedure (Delhi Amendment) Act 2011 and all other powers enabling him in 
this regard , and in continuation of Notification No.PS /DIV . COM /Misc./2011/ 1948 dated 
11.09.2012 issued by Revenue Department, Govt. of NCT of Delhi, the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby declares and divides the 
National Capital Territory of Delhi into 11 Metropolitan Areas having boundaries co 
terminus with the 11 Sessions Divisions (Districts) as per Annexure -I to the Notification 
dated 11.09 .2012 . The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is 
further pleased to establish a Court of Sessions for every Sessions Division . 


This Notification shall come into effect from the date of its publication . 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 

ofNational Capital Territory of Delhi, 

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy . 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


